निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 वैशाख 1932 ( श० ) 
पटना , बुधवार, 21 अप्रील 2010 


( सं० पटना 278 ) 


सं० बी० / समा० - 02 - 1008 / 2010 - 354 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


संकल्प 


30 मार्च 2010 
महात्मा ज्योतिराव फुले के सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में महान योगदान को देखते हुए सरकार द्वारा यह 
निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 11 अप्रील को श्री कृष्ण स्मारक भवन , गाँधी मैदान , पटना के परिसर में उनकी 
जन्म -तिथि को राजकीय समारोह के रूप में आयोजित किया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण के सूच 

T को विटा गाना में तनसाधारण के सचनार्थ प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

नवीन चन्द्र झा , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 278 - 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette . bih .nic. in 


